शासन 


छत्तीसगढ़ 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09/ 2013-2015. ” 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22 - छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि . से . भिलाई, दिनांक 
30-05-2001. 


" 


सत्यमेव जयते 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 18 ] 


रायपुर, शुक्रवार , दिनांक 10 जनवरी 2020 


पौष 20, शक 1941 


वन विभाग 


मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर 


अटल नगर, दिनांक 4 जनवरी 2020 


अधिसूचना 


क्रमांक एफ 7-8/ 2013/ 10-2 (पार्ट ). - भारतीय वन अधिनियम , 1927 (1927 का 16) की धारा 4 की उप - धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह घोषित करती है कि नीचे उल्लिखित अनुसूची के कॉलम ( 4) एवं (5) में क्रमश: यथा दर्शित निम्नलिखित 
खसरा नम्बर एवं क्षेत्र की भूमि को , उक्त अनुसूची के कॉलम ( 6) में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर “ आरक्षित वन " के रूप में गठित करने 
का विनिश्चय किया गया है और उक्त अनुसूची में समाविष्ट किसी भूमि में या उस पर अथवा किसी वनोपज में या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रूप 
से विद्यमान किसी अधिकार की विद्यमानता, प्रकृति एवं सीमा कीजांच औरनिर्धारण के लियेतथा उक्त अधिनियम के अध्याय - दो के उपबंधों के अनुसार उसका 
निराकरण करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व), धर्मजयगढ़ उप - खण्ड को वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करती है, 
अर्थात्: 


अनुसूची 


जिला - रायगढ़, तहसील - धर्मजयगढ़, वनमंडल - धर्मजयगढ़ , वन परिक्षेत्र - बोरो 


स.क्र . 


वन खण्ड 


खसरा नंबर 


अवस्थिति / सीमाएं 


क्षेत्रफल 
हेक्टेयर में 


का नाम 


पटवारी हल्का नं . 
एवं राजस्व ग्राम 
का नाम जहां वन 
खण्ड अवस्थित है 

( 3 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


1 . 


चांदीडांड 


633/2 


20.410 


उत्तर 


01 


शासकीय दखल से रहित भूमि , 
खसरा नं. 508 एवं मुनारा क्र . 11 
से 13 तक . 


35 


36 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2020 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


पूर्व 


कोरजा नाला, खसरा नं. 628 
एवं मुनारा क्र . 14 से 24 तक. 


दक्षिण- श्री मंगल सिंह की निजी भूमि , 

खसरा नं . 641 एवं मुनारा 
क्र .25 से 29 तक . 


पश्चिम- शासकीय गैर- कृषि योग्य भूमि , 

खसरा नं . 655 एवं मुनारा क्र .30 


से 37 तक . 


2 . 


चांदीडांड 


9 


655/2 


10.000 


उत्तर 


शासकीय गैर -कृषि योग्य भूमि , 
खसरा नं . 


02 


492. 


पूर्व 


शासकीय गैर - कृषि योग्य भूमि , 
खसरा नं. 633 एवं मुनारा नं . 39 
से 42 तक . 


दक्षिण- मांड नदी, खसरा नं . 929 एवं 

मुनारा क्र . 42 से 44 तक . 


पश्चिम- श्रीचमरा पिता बोधराम की निजी 

भूमि , खसरा नं . 660 एवं मुनारा 
क्र .44 से 47 तक. 


3 . 


चांदीडांड 


9 


492/2 


6.000 


उत्तर 


03 


शासकीय दखल रहित भूमि , 
खसरा नं. 483 एवं मुनारा क्र . 53 
एवं 01. 


पूर्व 


श्री सोमा उरांव की भूमि, खसरा 
नं. 497 एवंमुनाराक्र . 01 से 07 तक . 


दक्षिण- शासकीय गैर -कृषि योग्य भूमि , 

खसरा नं . 655 . 


पश्चिम- शासकीय दखल रहित भूमि , 

खसरा नं . 491 एवं मुनारा 
क्र . 48 से 53 तक . 


योग 


03 


36.410 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

गणवीर धम्मशील , उप- सचिव . 


FORTE 15149 , fanii 10 2020 


36 ( 1 ) 


BTC PR , faglit. 4Hart 2020 


SHİR, 14. 7-8 /2013 /10-2 (4 €). — Hra i fauna SITTEDE 348 de aug (3) GARUT $ a fahr erfra 
shhich 14. 7-8 / 2013 /10-2 ( 97 € ), Farid 04-01-2020 71 BDS Brac {1x4G #uferar À LACERT Hafra GATE 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

Turek sita , 34 - fera . 


Atal Nagar, the 4th January 2020 


NOTIFICATION 


No. F 7-8 /2013/ 10-2 (Part) . — In exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) of Section 4 of the 
Indian Forest Act , 1927 (No. 16 of 1927 ), the State Government, hereby, declares that it has been decided to constitute 
the following land with Khasra Number and area as shown in columns (4 ) and (5 ) respectively of the Schedule mentioned 
below and within such situation and limits as specified in column (6 ) of the said Schedule as " Reserved Forest ” and 
appoints the Sub - Divisional Officer (Revenue ), Dharamjaigarh Sub -Division to act as the Forest Settlement-Officer to 
inquire into and determine the existence, nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or 
over any land comprised in the said Schedule or in or over any forest-produce and to deal with the same in accordance 
with the provisions of Chapter- II of the said Act, namely : 


SCHEDULE 


District-Raigarh , Tehsil- Dharamjaigarh, Forest Division -Dharamjaigarh, Forest Range -Boro 


S.No. 


Name of Forest 

Block 


Khasra 
Numbers 


Area in 
Hectare 


Situation / 

Limit 


Patwari Halka 
number and name 
of Revenue Village 
where Block is 
situated 

(3 ) 


( 1) 


(2 ) 


(5 ) 


(6 ) 


1. 


9 


633/2 


20.410 


North 


Chandidand 

01 


Land free from Government 
Interference, Khasara No. 
508 and Munara No. 11 to 
13 . 


East 


Korja Nala , Khasara No.628 
and Munara No. 14 to 24 . 


South 


Private Land of ShriMangal 
Singh , Khasara No. 64land 
Munara No.25 to 29 . 


West 


Non -agricultural land of 
Government, Khasara 
No. 655 andMunara No. 30 
to 37 . 


36 ( 2 ) 


BORANG 164 , feria 10 Gract 2020 


(1) 


(2 ) 


(3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


2 . 


9 


655/2 


10.000 


North 


Chandidand 

02 


Non -agricultural land of 
Government, Khasara 
No.492 . 


East 


Non -agricultural land of 
Government, Khasara 
No. 633 and Munara 
No. 39 to 42 . 


South 


River Mand , Khasara No. 
929 and Munara No.42 to 
44 . 


L 


West 


Private Land of Shri 
Chamara S / o Bodhram , 
Khasara No. 660 and 
Munara No. 44 to 47 . 


3 . 


9 


492/2 


6.000 


North 


Chandidand 

03 


Land free from Government 
Interference, Khasara 
No.483 and Munara No.53 
and 01 . 


East 


Land of Shri Soma Uraon , 
Khasara No. 497 and 
Munara No. 01 to 07 . 


South 


Non - agricultural land of 
Government, Khasara 
No.655. 


West 


Land free from Government 
Interference , Khasara 
No. 491 and Munara 
No. 48 to 53. 


Total 


03 


36.410 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh , 

GANVEER DHAMMSHIL , Deputy Secretary . 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2020 


36 ( 3 ) 


अटल नगर , दिनांक 4 जनवरी 2020 


अधिसूचना 


क्रमांक एफ 7-8/ 2013 / 10-2 (पार्ट). - भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 4 की उप - धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह घोषित करती है कि नीचे उल्लिखित अनुसूची के कॉलम (4) एवं (5) में क्रमश: यथा दर्शित निम्नलिखित 
खसरा नम्बर एवं क्षेत्र की भूमि को , उक्त अनुसूची के कॉलम (6 ) में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर “ आरक्षित वन " के रूप में गठित करने 
का विनिश्चय किया गया है और उक्त अनुसूची में समाविष्ट किसी भूमि में या उस पर अथवा किसी वनोपज में या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रूप 
से विद्यमान किसी अधिकार की विद्यमानता ,प्रकृति एवं सीमा की जांच औरनिर्धारण के लिये तथा उक्त अधिनियम के अध्याय -दोके उपबंधों के अनुसार उसका 
निराकरण करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व), धर्मजयगढ़ उप - खण्ड को वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करती है, 
अर्थात्: - 


. 


अनुसूची 


जिला - रायगढ़ , तहसील - धर्मजयगढ़, वनमंडल - धर्मजयगढ़, वन परिक्षेत्र - बाकारूमा 


स.क्र . 


वन खण्ड 


खसरा नंबर 


अवस्थिति / सीमाएं 


क्षेत्रफल 
हेक्टेयर में 


का नाम 


पटवारी हल्का नं . 
एवं राजस्व ग्राम 
का नाम जहां वन 
खण्ड अवस्थित है 

( 3 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


1 . 


सिसरिंगा 


31 


339 / 1 क / 2 


12.801 


उत्तर 


शासकीय भूमि , खसरा नं. 340 से 
लगा हुआ. 


01 


श्री आत्माराम कंवर की निजी भूमि , 
खसरा नं . 339/3 एवं 339 /1 ख 
और मुनारा क्र . 25 से 44 तक . 


दक्षिण- ग्राम की सड़क एवं मुनारा क्र . 01 से 

04 एवं मुनारा क्र . 44 से 47 तक . 


पश्चिम- श्रीकमल साय उरांव की निजी भूमि , 

खसरा नं. 339/1 एवं मुनारा क्र . 04 
से 15 तक . 


2 . 


सिसरिंगा 


31 


340/4 


7.515 


उत्तर 


02 


शासकीय भूमि , खसरा नं. 292/1 
एवं श्री बैजनाथ कंवर की निजी 
भूमि , खसरा नं. 293 एवं मुनारा 
क्र . 19 से 21 तक . 


पूर्व 


श्री पंचूराम कंवर की निजी भूमि , 
खसरा नं . 294 एवं श्रीसाधराम 
उरांव की भूमि , खसरा नं. 295 एवं 
मुनारा क्र . 21 से 25 तक . 


दक्षिण- राजस्व वन , खसरा नं. 339 / 1 क . 


36 ( 4 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2020 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


पश्चिम- श्री बोलोराम कंवर की निजी भूमि , 

खसरा नं . 340/2 एवं श्रीसुखनाथ 
कंवर की भूमि, खसरा नं . 342 एवं 
मुनारा क्र . 15 से 19 तक . 


3. 


सिसरिंगा 


31 


115 / 1 क / 2 


23.552 


उत्तर 


03 


श्रीचालहेन मंझवार की निजी भूमि , 
खसरा नं. 1017 एवं मुनाराक्र. 44 
से 61 तक . 


पूर्व 


श्रीसनातन अघरिया की निजी भूमि , 
खसरा नं. 114 एवं मुनारा क्र . 61 
से 81 एवं 01 से 17 तक . 


L 


दक्षिण- श्री करमसिंह कंवर की निजी भूमि , 

खसरा नं . 126/2 एवं मुनारा 
क्र . 17 से 32 तक . 


पश्चिम- श्री पंचूराम कंवर की निजी भूमि , 

खसरा नं . 121/1 एवं मुनारा 
क्र . 32 से 44 तक . 


योग 


03 


43.868 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

गणवीर धम्मशील , उप - सचिव . 


अटल नगर , दिनांक 4 जनवरी 2020 


क्रमांक एफ 7-8/ 2013 / 10-2 ( पार्ट ).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना 
क्रमांक एफ 7-8/2013 /10-2 ( पार्ट ),दिनांक 04-01-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

गणवीर धम्मशील , उप - सचिव , 


ERITI 1919 , ferih 10 GERT 2020 


36 ( 5 ) 


AtalNagar, the 4th January 2020 


NOTIFICATION 


No. F 7-8 / 2013 / 10-2 (Part) . — In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of Section 4 ofthe 
Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927 ), the State Government, hereby, declares that it has been decided to constitute 
the following land with Khasra number and area as shown in columns (4 ) and (5) respectively ofthe Schedule mentioned 
below and within such situation and limits as specified in column (6 ) of the said Schedule as " Reserved Forest” and 
appoints the Sub - Divisional Officer ( Revenue ), Dharamjaigarh Sub -Division to act as the Forest Settlement Officer to 
inquire into and determine the existence , nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or 
over any land comprised in the said Schedule or in or over any forest-produce and to deal with the same in accordance 
with the provisions of Chapter-II of the said Act, namely : 


SCHEDULE 


District-Raigarh, Tehsil-Dharamjaigarh, Forest Division -Dharamjaigarh , Forest Range- Bakaruma 


S. No. 


Name of Forest 

Block 


Khasra 
Numbers 


Area in 
Hectare 


Situation / 

Limit 


Patwari Halka 
number and name 
of Revenue Village 
where Block is 
situated 

(3 ) 


( 1) 


( 2 ) 


(4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


1. 


31 


12.801 


Sisringa 

01 


North 


339/1 
K2 


GovernmentLand , Khasara 
No. 340 . 


East 


Private Land of Shri Aatma 
Ram Kanwer, Khasara 
No. 339/3 and 339/1 Kh & 
Munara No.25 to 44 . 


South 


Village Road and Munara 
No. 01 to 04 and 44 to 47 . 


West 


Private Land of ShriKamal 
Sai Uraon , Khasara 
No. 339/1 and Munara 
No. 04 to 15 . 


2 . 


31 


340/4 


7.515 


North 


Sisringa 

02 


Government Land , Khasara 
No. 292/1 and Private Land 
of Shri Baijnath Kanwer, 
Khasara No. 293 and 
Munara No. 19 to 21. 


East 


Private Land of Shri 
Panchuram Kanwer, 
Khasara No. 294 and land 
of Shri Sadhram Uraon , 
Khasara No. 295 and 
Munara No.21 to 25 . 


South 


Revenue Forest , Khasara 
No.339 / 1 K. 


West 


Private Land of Shri 
Boloram Kanwer, Khasara 
No. 340/2 and land of Shri 
Sukhnath Kanwer, Khasara 


36 ( 6 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2020 


(1 ) 


( 2 ) 


( 3) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


No.342 and Munara No. 15 
to19 . 


3. 


31 


23.552 


North 


Sisringa 

08 


115/1 
K / 2 


Private Land of Shri 
Chalhen Manjhwar, Khasara 
No. 1017 and Munara 
No.44to61. 


East 


Private Land of Shri Sanatan 
Aghariya, Khasara No. 114 
and Munara No. 61 to 81 
and 01 to 17 . 


. 


South 


Private Land of Shri 
Karamsingh Kanwer, 
Khasara No. 126/2 and 
Munara No. 17 to 32 . 


West 


Private Land of Shri 
Panchuram Kanwer, 
Khasara No. 121/ 1 & 
Munara No. 32 to 44 . 


Total 


03 


43.868 


By order and in the name of theGovernor of Chhattisgarh , 

GANVEER DHAMMSHIL , Deputy Secretary. 


अटल नगर, दिनांक 4 जनवरी 2020 


अधिसूचना 


क्रमांक एफ 7-8 / 2013 / 10-2 ( पार्ट ). भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( 1927 का 16) की धारा 4 की उप - धारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह घोषित करती है कि नीचे उल्लिखित अनुसूची के कॉलम (4) एवं (5) में क्रमश: यथा दर्शित निम्नलिखित 
खसरा नम्बर एवं क्षेत्र की भूमि को , उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर “ आरक्षित वन " के रूप में गठित करने 
का विनिश्चय किया गया है और उक्त अनुसूची में समाविष्ट किसी भूमि में या उस पर अथवा किसी वनोपज में या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रूप 
से विद्यमान किसी अधिकार की विद्यमानता, प्रकृति एवं सीमा कीजांच औरनिर्धारण के लिये तथा उक्त अधिनियम के अध्याय - दो के उपबंधों के अनुसार उसका 
निराकरण करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व), धर्मजयगढ़ उप - खण्ड को वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करती है, 
अर्थात्: - 


अनुसूची 


जिला- रायगढ़, तहसील - लैलूंगा, वनमंडल - धर्मजयगढ़, वन परिक्षेत्र -लैलूंगा 


स.क्र . 


वन खण्ड 


खसरा नंबर 


अवस्थिति / सीमाएं 


क्षेत्रफल 
हेक्टेयर में 


कानाम 


पटवारी हल्का नं . 
एवं राजस्व ग्राम 
का नाम जहां वन 
खण्ड अवस्थित है 

( 3 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


1 . 


भकुर्रा 


18 


40/9 


11.500 


उत्तर 


आरक्षित वन भूमि कक्षक्र . 315 एवं 
मुनारा क्र . 28 और मुनारा क्र . 01. 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2020 


36 ( 7 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


पूर्व 


आरक्षित वन भूमि कक्षक्र . 315 एवं 
मुनाराक्र. 01 से 10 तक . 


दक्षिण- राजस्व वन भूमि खसरा नं. 366/1 

एवं मुनारा क्र . 10 से 16 तक . 


पश्चिम- राजस्व वन भूमि खसरा नं. 62 एवं 

मुनारा क्र . 16 से 28 तक . 


2 . 


केनापारा 


16 


20/6 


17.540 


उत्तर 


आरक्षित वन भूमि कक्षक्र . 291 एवं 
मुनारा क्र . 43 से 45 तक . 


. 


पूर्व 


राजस्व वन भूमि खसरा नं. 29/4 
एवं मुनारा क्र . 01 से 30 तक . 


दक्षिण 


राजस्व वन भूमि खसरा नं . 19 एवं 
मुनारा क्र . 30 से 35 तक . 


पश्चिम- राजस्व वन भूमि खसरा नं. 2/1 एवं 

मुनारा क्र . 35 से 43 तक. 


3 . 


आमापाली 


14 


153/23 


22.560 


उत्तर 


आरक्षित वन भूमि कक्षक्र . 181 एवं 
मुनारा क्र . 47 से 67 तक . 


पूर्व 


आरक्षित वन भूमि कक्ष क्र . 181 एवं 
मुनारा क्र . 67 से 79 तथा मुनारा 
क्र . 01 से 02 तक . 


दक्षिण- श्री हेतराम की निजी भूमि खसरा 

नं. 173/4 एवं मुनारा क्र . 02 से 12 


तक. 


पश्चिम- श्री धनसिंह की निजी भूमि खसरा 

नं. 137/2 एवं मुनाराक्र . 12 से 47 


तक . 


4. 


कमरगा 


30 


375/26 


22.775 


उत्तर 


ग्राम की पक्की सड़क , बाजार स्थल 
एवं मुनारा क्र . 41 से 54 तक . 


पूर्व 


नारायणपुर सीमा ( सरहद ) एवं 
मुनारा क्र . 54 से 57 एवं 01 से 04 
तक . 


दक्षिण- खसरा नं . 403 नाला एवं मुनारा 

क्र .04 से 22 तक . 


36 ( 8 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2020 


( 1 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


पश्चिम- श्री नोहर साय एवं श्रीजगरनाथ की 

निजी भूमि खसरा नं. 401 और 
मुनारा क्र . 22 से 41 तक . 


योग 


04 


74.375 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

गणवीर धम्मशील, उप- सचिव , 


अटल नगर , दिनांक 4 जनवरी 2020 


L 


क्रमांक एफ 7-8 / 2013/ 10-2 ( पार्ट ). 

.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना 
क्रमांक एफ 7-8 / 2013/ 10-2 ( पार्ट ),दिनांक 04-01-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

गणवीर धम्मशील , उप- सचिव , 


Atal Nagar, the 4th January 2020 


NOTIFICATION 


No. F 7-8 /2013 / 10-2 (Part ) . — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of Section 4 of the 
Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government, hereby , declares that it has been decided to constitute 
the following land with Khasra number and area as shown in columns (4 ) and (5 ) respectively of the Schedule mentioned 
below and within such situation and limits as specified in column (6 ) of the said Schedule as “ Reserved Forest” and 
appoints the Sub - Divisional Officer ( Revenue), Dharamjaigarh Sub- Divisionto act as the Forest Settlement - Officer to 
inquire into and determine the existence, nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or 
over any land comprised in the said Schedule or in or over any forest-produce and to deal with the same in accordance 
with the provisions of Chapter- II of the said Act, namely : 


SCHEDULE 


District-Raigarh , Tehsil- Lailunga , Forest Division -Dharamjaigarh , Forest Range -Lailunga 


S.No. 


Name of Forest 

Block 


Khasra 
Numbers 


Area in 
Hectare 


Situation/ 

Limit 


Patwari Halka 
number and name 
ofRevenue Village 
where Block is 
situated 

( 3 ) 


(1 ) 


( 2 ) 


( 5 ) 


( 6) 


1 . 


Bhakurra 


18 


40/9 


11.500 


North 


Reserve Forest Land 
Compartment No. 315 and 
Munara No.28 and Munara 
No.01 . 


East 


Reserve Forest Land 
Compartment No. 315 and 
Munara No.01 to 10. 


South 


Revenue Forest Land 
Khasara No. 366/1 and 
Munara No. 10 to 16. 


BONHI 1648 , faalid 10 Jaart 2020 


36 ( 9 ) 


( 1) 


( 2 ) 


(3) 


(4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


West 


Revenue Forest Land 
Khasra No. 62 and Munara 
No. 16 to 28 . 


2 . 


Kenapara 


16 


20/6 


17.540 


North 


Reserve Forest Land 
Compartment No. 291 and 
Munara No. 43 to 45 . 


East 


Revenue Forest Land 
Khasara No. 29/4 and 
Munara No.01 to 30 . 


South 


Revenue Forest Land 
Khasara No. 19 and Munara 
No. 30 to 35 . 


West 


Revenue Forest Land 
Khasara No. 2/1 and 
Munara No. 35 to 43 . 


3 . 


Amapali 


14 


153/23 


22.560 


North 


Reserve Forest Land 
CompartmentNo. 181 and 
Munara No. 47 to 67 . 


East 


Reserve Forest Land 
Compartment No. 181 and 
Munara No. 67 to 69 & 
Munara No. 01 to 02 . 


South 


Private Land of Shri Hetram , 
Khasara No. 173/4 and 
Munara No. 02 to 12 . 


West 


Private Land of Shri 
Dhansingh , Khasara 
No. 137/2 and Munara 
No. 12 to 47 . 


4 . 


Kamarga 


30 


37526 


22.775 


North 


Village Tar Road , Market 
Place and Munara No. 41 
to 54 . 


East 


Narayanpur Border 
( Boundery ) and Munara 
No. 54 to 57 and Munara 
No. 01 to 04 . 


South 


Khasara No. 403 Nala and 
Munara No.04 to 22 . 


West 


Private land of Shri Nohar 
Sai and Shri Jagarnath , 
Khasara No. 401 and 
Munara No. 22 to 41. 


Total 


04 


74.375 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh , 

GANVEER DHAMMSHIL , Deputy Secretary. 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , नवा रायपुर अटल नगर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2020 . 


